निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


10 भाद्र 1932 ( श० ) 
( सं0 पटना 640 ) पटना , बुधवार , 1 सितम्बर 2010 


सं0 सं0 - म0 / स्था0 रा0 प0 - 01 / 2008 - 1538 

पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग 


सेवा में , 


महालेखाकार, 


बिहार , पटना । 


दिनांक 23 अगस्त 2010 


द्वारा 


वित्त विभाग * 


विषय : 


पशु एवं मत्स्य संसाधन ( मत्स्य ) विभाग के अन्तर्गत बिहार मत्स्य सेवा के पदाधिकारियों को उप 
मत्स्य निदेशक ( वेतनबैण्ड 9300 - 34800 + ग्रेड - पे 5400 रुपये) से संयुक्त मत्स्य निदेशक , 
( वेतनबैण्ड 15,600 - 39,100 + 6600 ग्रेड - पे रूपये) के रिक्त आवश्यकता आधारित पदों पर 
तत्कालिक प्रभाव से नियमित प्रोन्नति के संबंध में । 


महाशय , 


बिहार मत्स्य सेवा के उप - मत्स्य निदेशक स्तर के निम्नांकित पदाधिकारियों ( वेतनबैण्ड 
9300 - 34800 + ग्रेड - पे 5400 रुपये), सम्प्रति अपने वेतनमान में संयुक्त मत्स्य निदेशक के पदों पर कार्यरत 
पदाधिकारियों का दिनांक 03 जून 2010 को विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा एवं दिनांक 17 अगस्त 2010 को 
मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति उपरांत संवर्गीय संयुक्त मत्स्य निदेशक , वेतनबैण्ड 15,600 - 39,100 + 6600 ग्रेड - पे रूपये ) के 
रिक्त आवश्यकता आधारित पदों पर उनके नाम के आगे अंकित तिथि से नियमित प्रोन्नति प्रदान की जाती है : 


* अनौपचारिक रुप से परामर्शित 


बिहार गजट ( असाधारण) , 1 सितम्बर 2010 


अभ्युक्ति 


4 


क्र० | पदाधिकारियों का नाम / पदनाम 

प्रोन्नति की तिथि 
2 

3 
| श्री निशात अहमद, ( संयुक्त मत्स्य निदेशक , पत्र निर्गत की तिथि से 
( मु० ) अपने वेतनमान में ) प्रभारी निदेशक 
श्री योगेन्द्र कुमार मधुप , (संयुक्त मत्स्य 

तथैव 
निदेशक , ( प्रशिक्षण एवं प्रसार) अपने 
वेतनमान में ) 
| श्री दुर्गा प्रसाद , संयुक्त मत्स्य निदेशक, 

तथैव 
( रा0 प० ई० ), ( अपने वेतनमान में ) 


विश्वासभाजन, 
जय नारायण सिंह, 
विशेष सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 640 - 571 + 10 - डी0टी0पी0 । 

Website: http :// egazette.bih .nic . in 


